निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 46 


26 कार्तिक, 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

17 नवम्बर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पुर: स 


पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एमएससी ० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस 0, बी ० एस ० ई ०, डीप ० -इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा- फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग -9_विज्ञापन 


2-4 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 17 नवम्बर 2010 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार (पशुपालन ) 


अधिसूचना 


18 अगस्त 2010 


1 


सं ०1 स्था (2) 125 / 2005–3388 — पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखंड, रॉची की अधिसूचना संख्या 421 दिनांक 1 मार्च 
2005 के द्वारा निम्नांकित पशु चिकित्सकों जो अब बिहार राज्य में कार्यरत हैं , को स्तम्भ 5 एवं स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम 
ए 0 सी 0 पी 0 वेतनमान रु० 10,000-15,200 एवं द्वितीय ए 0 सी 0 पी 0 वेतनमान रु ० 12,000-16,500 में इस शर्त के साथ स्वीकृत की गयी 
थी कि " संवर्ग के अंतिम विभाजन के फलस्वरूप बिहार जाने वाले कर्मियों को यह सुविधा झारखंड राज्य में कार्य करने की अवधि तक 
ही देय होगी तथा इसके उपरान्त इस आधार पर वेतन संरक्षण आदि की कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा " चूंकि किसी राज्यकर्मी को एक 
बार दी गयी कोई प्रोन्नति / ए0 सी 0 पी 0 लाभ की पुनः स्वीकृति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः झारखंड सरकार द्वारा लगायी 
गयी उपरोक्त शर्त तकनीकी रुप से त्रुटिपूर्ण मानते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,बिहार के लिये गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति 
ने दिनांक 22 फरवरी 2010 को सम्पन्न समिति की बैठक में इस मामले पर विचार करते हुए संबंधित पशु चिकित्सकों को झारखंड 
सरकार द्वारा स्वीकृत ए0 सी 0 पी 0 की लाभ को बिहार राज्य में भी जारी रखने की अनुशंसा की है । तदनुसार निम्नांकित 
को , जिनकों स्तम्भ 5 एवं स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 का लाभ झारखंड सरकार द्वारा प्रदान की गई 
थी, को झारखंड राज्य द्वारा स्वीकृत ए 0 सी 0 पी 0 लाभ को उसके प्रभावी तिथि से ही बिहार राज्य में भी जारी रखने का निर्णय लिया 
जाता है : 


पशु चिकित्सकों 


वरीयता 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रथम नियुक्ति 
की तिथि 


प्रथम ए0 सी 0 पी 0 द्वितीय ए0 सी 0 पी 0 
की तिथि 

की तिथि 


क्रमांक 


-- 


2 


4 


5 


6 


w 


1 


डॉ ० इमाम जैनुल आवेदीन अहमद, 
से 0 नि 0 


04.03.1975 


1119 


09.08.1999 


2 


डॉ ० 


अब्दुल 

वासे 


12.08.1975 


1144 


09.08.1999 


11.08.1999 


3 


डॉ ० आनन्द किशोर प्रसाद, से0 नि 0 


04.10.1976 


1240 


09.08.1999 


04.10.2000 


4 


डॉ ० विमल नारायण लाल 


17.12.1976 


1274 


09.08.1999 


17.12.2000 


बिहार गजट , 17 नवम्बर 2010 


3 


वरीयता 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


प्रथम नियुक्ति 
की तिथि 


प्रथम ए 0 सी 0 पी 0 | द्वितीय ए ० सी ० पी ० 
की तिथि 

की तिथि 


क्रमांक 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


5 


डॉ ० शशि भूषण पाण्डेय, से 0 नि 0 


16.11.1976 


1294 


09.08.1999 


16.11.2000 


6 


डॉ ० नागेन्द्र मिश्रा 


14.04.1978 


1412 


09.08.1999 


14.04.2002 


7 


डॉ 0 कृत्या नन्द लाल दास 


28.09.1979 


1477 


09.08.1999 


28.09.2003 


8 


डॉ ० दयानन्द कुमार 


19.05.1980 


1549 


09.08.1999 


19.05.2004 


9 


डॉ ० राम नारायण राम 


10.02.1982 


1633 


09.08.1999 


10 


डॉ ० देवकी नन्दन प्रसाद 


02.03.1982 


1642 


09.08.1999 


11 


डॉ ० ज्ञानेश कुमार झा 


12.04.1982 


1667 


09.08.1999 


12 


डॉ 0 अशोक कुमार सिन्हा 


30.03.1983 


1691 


09.08.1999 


13 


डॉ ० योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा 


11.04.1983 


1692 


09.08.1999 


- 


14 


डॉ 0 मो 0 अदिबुर रहमान 


02.04.1983 


1694 


09.08.1999 


- 


15 


डॉ ० श्रीकांत प्रसाद सिंह 


13.04.1983 


1713 


09.08.1999 


- 


16 


डॉ ० शशीकान्त प्रसाद 


30.05.1983 


1732 


09.08.1999 


- 


17 


डॉ ० परेश प्रसाद सिंह 


27.09.1983 


1736 


09.08.1999 


- 


18 


डॉ ० दयानन्द प्रसाद 


06.02.1983 


1739 


09.08.1999 


- 


19 


डॉ ० जय प्रकाश नारायण 


28.10.1983 


1772 


09.08.1999 


20 


डॉ ० ब्रजेश कुमार सिन्हा 


24.02.1984 


09.08.1999 


21 


डॉ ० विशेश्वर प्रसाद 


22.03.1986 


09.08.1999 


- 


22 


29.03.1986 


09.08.1999 


डॉ ० सूबेलाल प्रसाद 
डॉ ० मो 0 जाबेद अख्तर मल्लिक 


23 


26.04.1986 


09.08.1999 


24 


डॉ ० वशिष्ठ नाथ राय 


07.05.1986 


09.08.1999 


25 


डॉ ० लक्ष्मी नारायण प्रसाद 


24.03.1986 


09.08.1999 


26 


डॉ ० रजनी रमन श्रीवास्तव 


- 


31.11.1989 


30.11.2001 


27 


डॉ ० त्रिवेदी प्रकाश नारायण 


26.10.1989 


26.10.2001 


28 


09.04.1991 


09.04.2003 


- 


डॉ ० सुनील कुमार ठाकुर 
डॉ ० अरविन्द कुमार 


29 


21.05.1992 


21.05.2004 


4 


बिहार गजट , 17 नवम्बर 2010 


( 1) वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या -1802, दिनांक 23 मार्च 2006 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों 
का वेतननिर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i ) के अनुसार किया जायेगा । 

(2 ) उपर्युक्त पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार / वित्त (वैयक्तिक दावा 
निर्धारण कोषांग) विभाग,बिहार, पटना, विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता / विभागीय परीक्षा से विमुक्ति संबंधित सक्षम आदेश का दृष्टिपथ में 
रखते 

हुए, निर्गत करेंगे । 

(3) उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी 
को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की 
वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
जय नारायण सिंह, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 35-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


